PO 


. 


. 


. 


. 
. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

17 वैशाख 1936 ( श० ) 
संख्या 19 राँची, बुधवार 

7 मई, 2014 ( ई० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 163- 168 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग- 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


164 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 7 मई, 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
19 मार्च, 2014 


संख्या- 13/वरीय नि0 सं0- 27/ 2014 का0- 2758-- श्री अनिल कुमार राय , संयुक्त निबंधक 
( न्यायिक ), झारखंड उच्च न्यायालय, रांची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं 
सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में 
जिला न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500/ 
( पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री राय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर , 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


आभा कांशी, 


सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 7 मई, 2014 


165 


अधिसूचना 
27 मार्च, 2014 


संख्या-13 /वरीय नि0 सं0- 25/ 2014 का0- 3040-- श्री सदा शिव राव , सेवानिवृत्त प्रधान जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली , 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500 /- (पाँच सौ रूपये 
मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 
____ 2. श्री राव की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 1 अगस्त, 2008 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
5 मई , 2014 


संख्या -13 / वरीय नि0 सं0-50 / 2014 का0- 4035 -- श्री प्रदीप कुमार मैत्रा, प्रधान न्यायाधीश , 
कुटुम्ब न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं 
सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में 
अपर जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू 500 /- (पाँच सौ रूपये 
मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री मैत्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 25 अगस्त , 2011 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


166 


SIRGUS J5C (HTEIRUT) TEOR , 7 H $, 2014 
HIGH COURT OF JHARKHAND , RANCHI 


- - - - - - - - - - - - 


NOTIFICATION 

The 1st May , 2014 


No. 102 A : Earned leave for 27 days from 4th December, 2006 to 30 December, 2006 and 25 days 


of half pay leave from 31st December, 2006 to 24 January , 2007 in combination with 11 days of extra 


ordinary leave for the remaining period of leave from 25th January , 2007 to 4th February , 2007, are 


re 


granted to Smt. Kashika M . Prasad the then J. M . 1 " Class , Deoghar , presently posted as 


JM -Cum - Additional Civil Judge (Junior Division ), Giridih under Rules 228, 232 (a ) and 236 


respectively of the Jharkhand Service Code, 2001. 


By order of the Court , 


G .K . Choudhary, 


Registrar (Admn.) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 


The 1st May, 2014 


No . 103A -- Sri Sheo Narayan Singh , Central Project Co -ordinator, e -Courts Project, 
High Court of Jharkhand, Ranchi is transferred and posted as Principal District & Session Judge , Khuti . 


By order of the Court, 


A .K .Choudhary , 


Registrar General. 


167 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार, 7 मई, 2014 

NOTIFICATION 

The 1st May, 2014 


No . 104 A -- Sri Rajendra Kumar Sinha, S . D .J. M., Khunti is hereby appointed as Registrar, 
Civil Courts of the Khunti Judgeship and Session Division to do the administrative duties in the 
Judgeship of Khunti alongwith the work earlier assigned to him , till further order. 


By order of the Court, 


A .K .Choudhary , 


Registrar General. 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 
28 अप्रैल , 2014 


संख्या 4/ आ1 -28/ 2003 -123-- श्री जितेन्द्र मोहन ठाकुर , राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-|| तत्कालीन 
जिला शिक्षा अधीक्षक , दुमका सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प 
संख्या-525 , दिनांक 25 फरवरी, 2005 तथा संकल्प संख्या-437, दिनांक 13 सितम्बर , 2006 के 
द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के 
समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री ठाकुर के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं है । 


168 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 7 मई , 2014 
अतः श्री जितेन्द्र मोहन ठाकुर राज्य शिक्षा सेवा वर्ग- II तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक , 
दुमका सम्प्रति सेवा निवृत को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कामेश्वर प्रसाद , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (साधारण ) 19 - 50 | 


